17 . . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र 19 37 ( श०) 


संख्या 12 राँची, बुधवार 


8 अप्रैल, 2 0 15 ( ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 165 - 18 5 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ ... 


निकले 


166 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 2015 


भाग 1 


नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

. . . . . . . . . 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


30 मार्च, 2015 


सं0संख्या-3/नि0 सं0 -9-115 / 2014 का.. 2875 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती सुचित्रा 
सिन्हा , संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार को दिनांक 28 जुलाई, 2014 से 
08 अगस्त, 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधिसूचना 
30 मार्च, 2015 


सं0संख्या- 3/नि0 सं0 -9- 10/ 2015 का - 2876 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री रवि शंकर 
वर्मा, उप सचिव , मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की दिनांक 08 जनवरी, 2015 से 
28 जनवरी, 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


167 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 अप्रैल, 20 15 

अधिसूचना 
1 अप्रैल, 2015 


सं0सं0-3/नि0सं0-09 -141 / 2014 का .. 2971 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्रीमती शुभा 
अखौरी, उप सचिव, कल्याण विभाग, झारखंड, राँची का दिनांक 13 दिसम्बर , 2006 से दिनांक 
01 जनवरी, 2007 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के 
तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
1 अप्रैल , 2015 


संख्या - आय व्ययक ( बजट )- 05/ 20 15 . 12 4 8 / वि0स0-- एतद् द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 16 मार्च 2015 को झारखण्ड विधान सभा 


मे खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले की अनुदान की माँग पर चर्चा एवं सरकार के 
उत्तर के आलोक मे झारखण्ड मे वर्ष 20 14 -15 मे नमक क्रय हेतु निकली गयी निविदा एवं उसके 
निष्पादन मे बरती गयी अनियमितताओ की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की 
प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम. 22 3 (1) के तहत एक विशेष समिति का गठन माननीय 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने निम्न प्रकार से किया है . 


168 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 2015 


1. 


संयोजक 


सदस्य 


सदस्य 


लं+ 


सदस्य 


श्री अन्नत कुमार ओझा, 
श्री प्रदीप यादव, 
श्री विदेश सिंह , 
श्रीमती सीता मुर्मू उर्फ सीता सोरेन , 
श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता , 
श्री विकास कुमार मुण्डा, 
श्री योगेन्द्र प्रसाद , 
श्री जय प्रकाश वर्मा, 


स०वि०स० 
स०वि०स० 
स0वि0स0 
स०वि०स० 
स0वि0स0 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
सवि०स० 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य | 


श्री अन्नत कुमार ओझा, स0वि0स0 इस समिति की संयोजक एवं सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे | 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 03 ( तीन) माह का होगा | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान- सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची । 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2014 


संख्या. सदा0स0- 06 / 2012 - 1585 /वि0स0-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 


किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 223 (1 ) के अधीन 


माननीय अध्यक्ष ने झारखण्ड विधान सभा की सदाचार समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है. 


169 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार, 8 अप्रैल, 20 15 
श्रीमती सुधा चैधरी स0वि0स0 

सभापति 


श्री माधव लाल सिंह 


सवि0स0 


सदस्य 


श्री ग्लेन जोसेफ गालस्टीन स0वि0स0 


सदस्य 


श्री मिस्त्री सोरेन 


सविस0 


सदस्य 


श्रीमती सुधा चैधरी स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से नयी समिति के गठन तक होगा । 


माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव, 


झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2014 


संख्या- गै0स0सं0- 39 / 12- 1589 / वि0स0.. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड विधान सभा 
की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 198 (1) के अधीन गैर सरकारी संकल्प समिति का गठन 
निम्न प्रकार किया गया है . 

श्री अरूण मंडल स0वि0स0 सभापति 
श्री सत्यानन्द झा स0वि0स0 सदस्य 
श्री कमलेश उरांव स0वि0स0 सदस्य 
श्री विनोद कुमार सिंह सवि0स0 सदस्य । 


170 

झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल , 2015 
श्री अरूण मंडल , स०वि०स समिति के सभापति होंगे तथा सभा सचिव इस समिति 
के सचिव होंगे । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत हाने की तिथि से नई समिमि के गठन तक के लिए 
होगा। 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा , रांची | 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2014 


संख्या. अ0पि0 क0व0क0स0 -1/ 1595 / वि0स0.. द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है झारखण्ड कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
264(1) के अधीन माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा ने झारखण्ड विधान सभा की 
अल्पसंख्यक पिछड़ा, कमजोर वर्ग कल्याण समिति का वर्ष 2014 - 15 के लिए गठन निम्न प्रकार से 
किया है. 


श्री ग्लेन जोसेफ गालस्टीन 


स0वि0स0 


सभापति 


श्री बंधु तिर्की 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री अकिल अख्तर 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री विनोद कुमार सिंह 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री , ग्लेन जोसेफ गालस्टीन स0वि0स0 इस समिति के सभापति तथा सभा 
सचिव इसके सचिव होंगे । 


171 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 अप्रैल, 20 15 
इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत हाने की तिथि से समिति के अगले 
गठन तक होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


अधिसूचना 
7 अगस्त , 2014 


संख्या. अ0प्र0क्रि0स0- 01/ 2013- 1601 /वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 
लिये प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
198 (1 ) के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड विधान सभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन 
समिति का गठन वर्ष 2014- 15 के लिये निम्न प्रकार से किया है: 


1. श्री बंधु तिर्की, 

स0वि0स0 

सभापति 
2. श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 

सदस्य 
3. श्री राजेश रंजन , 

स०वि०स० 

सदस्य 
4. श्री अरूण मंडल , 

स०वि०स० 

सदस्य । 
श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 इस समिति की सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के अगले गठन तक होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधानसभा, रांची । 


172 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 20 15 


अधिसूचना 


27 मार्च, 2015 


संख्या ध्या0 एवं अना. प्र0 . 04/ 20 15 - 168 /वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 19 मार्च 2015 को सदन मे श्री शिवशंकर 
उरांव एवं अन्य स0 वि0 स0 की गुमला जिले मे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधीन वर्ष 20 10 -11 
से 20 13 -14 तक मे निमित्त सड़के पुल . पुलियों के निर्माण कार्य की जाँच कराकर निर्माण कार्य 
पूरा कराने एवं निर्माण मे बरती गई कथित अनियमितताओ के लिए दोषी लोगो पर कार्रवाई करने 
विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के उत्तर एवं सदन मे हुए वाद विवाद के आलोक मे उपर्युक्त 
उपर्युक्त विषय की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन के 
नियम. 2 2 3( 1) के अधीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा एक विशेष समिति का गठन 
निम्नप्रकार से किया जाता है: 


लं 


+ 


1. श्री अशोक कुमार, 

स0वि0स0 

संयोजक 
श्री राधाकृष्ण किशोर , स०वि०स० 

सदस्य 
श्री शिवशंकर उरांव , स0वि0स0 

सदस्य 
श्री लक्ष्मण टुडु , 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्रीमती जोबा माँझी, सवि०स० 

सदस्य 
श्री रामचन्द्र सहिस , स०वि०स० 

सदस्य 
7. श्रीमती निर्मला देवी , स0वि0स0 

सदस्य 
श्री अशोक कुमार, स0वि0स0 इस समिति की संयोजक तथा सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे | समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह का होगा | 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान - सभा, रांची | 


173 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 अप्रैल, 20 15 

अधिसूचना 


22 जनवरी, 2015 


संख्या- कार्मिक- 01 / 2015 - 25 / वि0स0.. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया 
जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद : 188 के आलोक में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय 
विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची की अधिसूचना सं0-मं0मं0स0 05/ वि0स0 सत्र- 11/ 2014- 1531, दिनांक 
31 दिसम्बर, 2014 के अनुशरण में चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के लिए निर्वाचित निम्नांकित 
माननीय सदस्यों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सदन में शपथ | प्रतिज्ञान ग्रहण 
कियाः 


क्र0सं0 क्षेत्र सं0 क्षेत्र का नाम सदस्य का नाम 


शपथ प्रतिज्ञान तिथि 


शपथ 


06. 01. 2015 


01 48 
___ 60 

63 


शपथ 


06. 01. 2015 


शपथ 


06.01. 2015 


जमशेदपुर पूर्वी श्री रघुवर दास 
खुटी श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा 
रांची श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद 
रामगढ़ श्री चन्द्रप्रकाश चैधरी 
दुमका श्रीमती लुईस मरांडी 
पोडैयाहाट श्री प्रदीप यादव 


23 


प्रतिज्ञान 


06 . 01.2015 


शपथ 


06.01. 2015 


शपथ 


06 .01. 2015 


05 


पाकुड़ 


श्री आलमगीर आलम 


प्रतिज्ञान 


06.01. 2015 


___ 67 


सिसई 


श्री दिनेश उराँव 


शपथ 


06.01. 2015 


0901 


राजमहल 


श्री अनन्त कुमार ओझा 


शपथ 


06 . 01. 2015 


10 _ 02 


बोरियो 


श्री ताला मराण्डी 


शपथ ( संथाली) 06.01.2015 


_ 04 


लिट्टीपाड़ा डा० अनिल मुरमू 


शपथ ( संथाली) 06 .01.2015 


12 07 शिकारीपाड़ा श्री नलिन सोरेन 


शपथ ( संथाली) 06 .01.2015 


13 


08 


नाला 


श्री रवीन्द्र नाथ महतो 


शपथ 


06.01. 2015 


174 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 2015 


14 


09 


जामताड़ा 


श्री इरफान अंसारी 


प्रतिज्ञान 


06.01. 2015 


15 


11 


जामा 


श्रीमती सीता मुर्मू 


उर्फ सीता सोरेन 


शपथ 


06.01. 2015 


16 


12 


श्री बादल 


शपथ 


06 .01. 2015 


श्री राज पलिवार 


शपथ ( मैथिली) 06 .01. 2015 


जरमुण्डी 
मधुपुर 
सारठ 
देवघर 


श्री रणधीर कुमार सिंह 


शपथ 


06.01. 2015 


14 
___ 15 


श्री नारायण दास 


शपथ 


06 .01. 2015 


17 


गोड्डा 


श्री रघुनन्दन मंडल 


शपथ 


06.01 . 2015 


महगामा 


श्री अशोक कुमार 


शपथ 


06.01. 2015 


कोडरमा 


डा . नीरा यादव 


शपथ 


06.01. 2015 


श्री जानकी प्रसाद यादव 


शपथ 


06.01. 2015 


बरकट्ठा 
बड़कागांव 


22 


श्रीमती निर्मला देवी 


शपथ 


06.01.2015 


03 


बरहैट 


श्री हेमन्त सोरेन 


शपथ 


06.01.2015 


24 


मांडु 


श्री जय प्रकाश भाई पटेल 


शपथ 


06 .01. 2015 


टनागोजाना 


हजारीबाग 


श्री मनीष जायसवाल 


शपथ 


06 .01. 2015 


26 सिमरिया 


श्री गणेष गन्झु 


शपथ 


06.01.2015 


___ 27 


चतरा 


श्री जय प्रकाश सिंह भोगता शपथ 


_ 06 .01. 2015 


धनवार 


श्री राजकुमार यादव 


प्रतिज्ञान 


06.01. 2015 


बगोदर 


श्री नागेन्द्र महतो 


शपथ 


06 .01 . 2015 


___ 30 


जमुआ 


श्री केदार हजरा 


शपथ 


06. 01. 2015 


33 


31 


गाण्डेय 


श्री जयप्रकाश वर्मा 


शपथ ( अंग्रेजी) 06 .01 .2015 


175 


34 


32 


06.01. 2015 


____ 21 


06.01. 2015 


06 .01. 2015 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार, 8 अप्रैल, 20 15 
गिरिडीह ___ श्री निर्भय कु0 शाहाबादी शपथ 
बरही श्री मनोज कुमार यादव शपथ 
डुमरी श्री जगरनाथ महतो शपथ 
गोमिया श्री योगेन्द्र प्रसाद 

शपथ 
बेरमो श्री योगेशवर महतो 
बोकारो श्री बिरंची नारायण शपथ 
चंदनकियारी श्री अमर कुमार बाउरी शपथ 


___ 33 
___ 34 

35 
___ 36 
40 37 


06 .01 . 2015 


शपथ 


06.01. 2015 


06.01. 2015 


06.01. 2015 


1 


38 


सिंदरी 


श्री फूलचंद मण्डल 


शपथ ( बांग्ला) 06 .01. 2015 


निरसा 


श्री अरूप चटर्जी 


शपथ 


06.01. 2015 


धनबाद 


श्री राज सिन्हा 


शपथ 


06.01. 2015 


श्री संजीव सिंह 


शपथ 


06 .01. 2015 


41 झरिया 
42 टुण्डी 


श्री राजकिशोर महतो 


शपथ 


06.01.2015 


बहरागोड़ा 


श्री कुणाल षाएंगी 


शपथ 


06.01. 2015 


शपथ ( संथाली) 06. 01 .2015 


शपथ 


06 . 01. 2015 


45 
46 
47 
49 


घाटशिला श्री लक्ष्मण टुडू 
पोटका श्रीमती मेनका सरदार 
जुगसलाई श्री रामचन्द्र सहिस 
जमशेदपुर ( 40) श्री सरयू राय 


शपथ ( बंगला) 06 .01 .2015 


। 


प्रतिज्ञान 


06 .01. 2015 


सरायकेला 


श्री चाम्पाई सोरेन 


शपथ ( संथाली) 06.01. 2015 


51 51 

___ 52 


चाईबासा 


श्री दीपक बिरुवा 


शपथ 


06.01. 2015 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 2015 


____ _ 53 


मझगांव 


श्री निरल पुरती 


शपथ 


06. 01.2015 


शपथ 


06.01. 2015 


शपथ 


06 .01. 2015 


___ 54 

55 
56 
57 


जगन्नाथपुर श्रीमती गीता कोड़ा 
मनोहरपुर श्रीमती जोबा मांझी 
चक्रधरपुर श्री शशिभूषण सामाड़ 
खरसांवा श्री दशरथ गागरई 


शपथ 


06.01. 2015 


शपथ 


06.01. 2015 


तमाड़ 


श्री विकास कुमार मुण्डा 


शपथ 


06.01. 2015 


___ 59 


तोरपा 


शपथ 


06.01. 2015 


श्री पौलुस सुरीन 
श्री अमित कुमार 


61 सिल्ली 


शपथ 


06.01. 2015 


62 खिजरी 


श्री रामकुमार पाहन 


शपथ 


06. 01 . 2015 


हटिया 


श्री नवीन जायसवाल 


शपथ 


06.01. 2015 


65 


कांके 


डा0 जीतूचरण राम 


शपथ 


06 .01 . 2015 


माण्डर 


श्रीमती गंगोत्री कुजूर 


प्रतिज्ञान 


06.01.2015 


श्री शिवशंकर उरांव 


प्रतिज्ञान 


06 .01. 2015 


श्रीमती विमला प्रधान 


शपथ 


06 .01. 2015 


68 गुमला 
70 सिमडेगा 
72 लोहरदगा 
73 मनिका 
74 लातेहार 


श्री कमलकिशोर भगत 


शपथ 


06 .01. 2015 


श्री हरिकृष्ण सिंह 


शपथ 


06 . 01. 2015 


69 


श्री प्रकाश राम 


शपथ 


06.01. 2015 


75 


पांकी 


श्री विदेश सिंह 


शपथ 


06.01.2015 


____ 76 


डालटेनगंज 


श्री आलोक कुमार चौरसिया शपथ 


06.01. 2015 


177 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार, 8 अप्रैल, 20 15 
श्री रामचन्द्र चंद्रवंशी शपथ 


विश्रामपुर 


06.01. 2015 


72 77 

___ 78 


श्री राधाकृष्ण किशोर 


शपथ 


06.01. 2015 


छतरपुर 
गढ़वा 


80 


श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी । 


शपथ 


06 .01. 2015 


शपथ 


06 . 01.2015 


81 भवनाथपुर 
____ 50 ईचागढ़ 

71 कोलेबिरा 


श्री भानु प्रताप शाही 
श्री साधु चरण महतो 
श्री एनोस एक्का 


शपथ 


07.01. 2015 


शपथ 


07.01. 2015 


_____ 79 


हुसैनाबाद 


श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता शपथ 


07.01.2015 


____ 43 


बाघमारा 


श्री ढुलू महतो 


शपथ 


07 .01. 2015 


____ 69 


बिशुनपुर 


श्री चमरा लिण्डा 


शपथ 


08.01. 2015 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा, रांची | 


अधिसूचना 


23 फरवरी, 2015 


संख्या . प्रत्या0वि0स0- 01 / 2015-32 /वि0स0.. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 231 (1 ) 
के अधीन माननीय अध्यक्ष, ने झारखण्ड विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का गठन वर्ष 
2015- 16 के लिये निम्न प्रकार से किया है: 


178 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 अप्रैल , 2015 


01. 


श्री अरूप चटर्जी 


स0वि0स0 


सभापति 


02 . 


श्री नारायण दास 


सविस0 सदस्य 


03 . 


श्री राज कुमार यादव 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव 
होंगे । समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से एक वर्ष का होगा | 


अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


20 मार्च, 2015 


संख्या. जनसम्पर्क - 02 / 15 . 499 / वि०स०.. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित 
किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या- 28 6 , दिनांक 25 फरवरी, 20 15 के क्रम 
सं0 - 09 पर उद्धृत श्री पंकज कुमार मिश्रा के स्थान पर श्री मनोज कुमार, सन्मार्ग तथा क्रम सं0 . 
2 1 उद्धृत पर श्री चंचल भट्टाचार्य के स्थान पर श्री मृत्युंजय प्रसाद राँची एक्सप्रेस को माननीय 
अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने शेष अवधि के लिए प्रेस सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत 
किया हैं । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 


सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


179 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 8 अप्रैल, 20 15 


अधिसूचना 


23 फरवरी, 2015 


संख्या. नि0- 02/ 2012- 52/ वि0 स0 . सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता 
है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम. 261 के अधीन 
माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने निवेदन समिति का गठन वर्ष . 2015 - 16 के लिए 
निम्न प्रकार से किया है :. 


(i)- श्रीमती मेनका सरदार , 


सवि0स0 


सभापति 


(ii). 


श्री जय प्रकाष वर्मा, 


सवि0स0 


सदस्य 


(iii). श्री अमित कुमार , स0वि0स0 सदस्य । 
श्रीमती मेनका सरदार , स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के अगले गठन तक होगा । 


मा0 अध्यक्ष, महोदय के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा , राँची । 


अधिसूचना 


23 फरवरी , 2015 


संख्या. अ0जा0अ0ज0जा0क0स0- 01/ 2015 -56 /वि0 स0. . सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के 
नियम . 259 के अधीन माननीय अध्यक्ष महोदय ने झारखण्ड विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं 
अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का गठन वर्ष . 2015- 16 के लिए निम्न प्रकार से किया है:. 


180 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 2015 
श्री ताला मराण्डी, 

स0वि0स0 


(i). 


सभापति 


(ii). 


श्री प्रकाश राम , 


स0वि0स0 


सदस्य 


(iii). 


श्री आलोक कुमार चैरसिया , 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री ताला मराण्डी, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष या समिति के अगले गठन तक के लिये 
होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव, 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


अधिसूचना 


23 फरवरी, 2015 


संख्या. झा0वि0स0( स0सु0एवं आ0 समिति)- 01/ 2015-58 /वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन के नियम- 251 के अधीन वर्ष 2015 - 16 के लिए विधान की स0सु0 एवं आवास समिति का 
गठन निम्न प्रकार किया जाता है: 


स०वि०स0 


सभापति 


01. श्री निर्भय कुमार शाहाबादी 
02 . श्री हरिकृष्ण सिंह 
03. श्री विदेश सिंह 


स0वि0स0 


सदस्य 


स0वि0स0 


सदस्य 


181 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 8 अप्रैल, 20 15 
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 इस समिति के सभापति तथा सभा- सचिव इसके सचिव 
होंगे। 


इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा | 


माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान- सभा, रांची | 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


23 फरवरी , 2015 


संख्या. ध्या0एवं अनागत प्र0- 01 / 2015- 90/ वि0 स0.. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिये प्रकाषित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के 
नियम. 253 (i) के अधीन माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने वर्ष : 2015 - 16 के लिए 
झारखण्ड विधान सभा की प्रष्न ध्यानाकर्शण एवं अनागत प्रष्न समिति का गठन निम्न प्रकार से 
किया है। 


(i). श्रीमती विमला प्रधान , स0वि0स0, सभापति 
( ii ). श्री भानु प्रताप षाही, स0वि0स0, सदस्य 

(iii ). डा0 जीतू चरण राम , स0वि0स0, सदस्य । 
श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 
समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से समिति के अगले गठन तक होगा । 


मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा, राँची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


182 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 20 15 


अधिसूचना 


__ 07 अगस्त, 2014 
संख्या प्राक्कलन- 01/ 13- 906 / वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
प्रकाशित किया जाता है झारखण्ड कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 239 
के अधीन वर्ष 2014- 15 के लिए झारखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति का गठन निम्न 
प्रकार किया जाता है. 


श्री सरफराज अहमद 


स०वि०स0 


सभापति 


श्री विदेश सिंह 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री उमाकान्त रजक 


स०वि०स0 


सदस्य 


श्रीमती गीता कोड़ा 


स०वि०स0 


सदस्या 


श्री जगरनाथ महतो 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री सरफराज अहमद , 


सविस0 


सदस्य 


इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे | 


समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत हाने की तिथि से नई समिति के गठन तक के 
लिए होगा । 


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से , 

सुशील कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव 
झारखण्ड विधान सभा , रांची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 


07 अगस्त , 2014 
संख्या- झा0वि0स0 (या0)-02 /14- 912 /वि0स0-. एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
यह प्रकाशित किया जाता है झारखण्ड कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 
229(1) के अधीन वर्ष 2014- 15 के लिए माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा ने याचिका समिति 
का गठन निम्न प्रकार से किया है. 


183 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार , 8 अप्रैल, 20 15 
श्री दीपक बिरुवा 

स0वि0स0 सभापति 


श्री हरिकृष्ण सिंह 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री रामचन्द्र बैठा 


स0वि0स0 


सदस्य 


श्री चन्द्रिका महथा स0वि0स0 सदस्य 
श्री दीपक बिरुवा, स0वि0स0 इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 
इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत हाने की तिथि से समिति के अगले गठन तक होगा । 

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से, 

सुशील कुमार सिंह, 

प्रभारी सचिव 


झारखण्ड विधान सभा, रांची । 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं BARIN PAN पुत्र LATE BIJAY KRISHNA PAN शपथ पत्र सं० 19 73 दिनांक 
17 जनवरी, 2015 के अनुसार BARIN KUMAR PAN के नाम से जाना जाऊँगा | 

___ BARIN PAN एवं BARIN KUMAR PAN दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


BARIN KUMAR PAN , 
RESIDENCE - ARUNESHWARY APARTMENT , 

FLAT NO. 205 
NORTH OFFICE PARA ,DORANDA 
DISTT. - RANCHI , 
JHARKHAND , 
PIN- 834002 


184 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल , 2015 

प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं SHINJINEE SHUBDHA पुत्री RAKESH KUMAR शपथ पत्र सं० B 5 4 6 2 9 7 दिनांक 
19 फरवरी, 20 15 के अनुसार SHINJINEE SHUBDHA के नाम से जानी जाऊँगी । पूर्व में मैं 
TULIKA SRIVASTAVA उर्फ NEHA SRIVASTAVA के नाम से जानी जाती थी । 

SHINJINEE SHUBDHA, TULIKA SRIVASTAVA एवं NEHA SRIVASTAVA तीनों एक 
ही महिला के नाम हैं । 


SHINJINEE SHUBDHA, 
RESIDENCE- NORTH OFFICE PARA, 

DORANDA, 
DISTT .- RANCHI , 
JHARKHAND , 
PIN- 834002 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ARTI KUMARI पत्नी SRI SANJAY KUMAR PANKAJ शपथ पत्र सं० 4894 दिनांक 
दिनांक 7 नवम्बर , 2014 के द्वारा ARTI PANKAJ के नाम से जानी जाऊँगी । 


ARTI KUMARI एवं ARTI PANKAJ दोनों एक ही महिला का नाम है । 


ARTI PANKAJ 
RESIDENCE -TYPE - II/ TS- 12 

NEW A .G . COLONY 
DORANDA, 
DISTT .- RANCHI , 
JHARKHAND , 
PIN- 834002 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 8 अप्रैल, 20 15 


185 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ANIL KUMAR MURMU पुत्र LATE HEMLAL MANJHI शपथ पत्र सं० 26 दिनांक 
6 जनवरी, 2015 के अनुसार ANIK MANJHI के नाम से जाना जाऊँगा | 

ANIL KUMAR MURMU एवं ANIK MANJHI दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


ANIK MANJHI , 
RESIDENCE- SUGNA, 

P . O . SARKARDIH 
P .S . GOVINDPUR 
DISTT .- DHANBAD , 

JHARKHAND , 


PRESENT ADDRESS - SECTOR- IX / D , 

ST . A ROAD , QTr. NO . 1730 
P.S.- HARLA 
DIST .- BOKARO 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 12 .- 50 । 


